PART II 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 26 , 1994 ( SRVN . 4. 1916 SAKA ) 


421 


राजस्व विभाग 


युद्ध 


जागीर 


दिनाक 12 जुलाई , 1994 


-- 


क्रमांक 3016 - ज - 2-94 / 14766 . श्री रामपत , पुत्र श्री सही राम निवासी गांव बालरोड़ , तहसील दादरी, 
जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए) (10 ) तथा 3 ( 1ए) के अधीन 
सरकार को अधिसूचना मांक 830-9-2-85/ 22567 , दिनांक 27 जुलाई , 1985 द्वारा रबी , 1980 से 300 
रुपये वार्षिक की दर से जागोर बंजर की गई थी । 


को हुई मृत्य 


2 . प्रव श्री रामपत की दिनांक 2 जनवरी , 

1993 को 

मृत्य . के परिणामस्वरूप हरियाणा 
राज्यपाख , उपरोक्त अधिनियम 

( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्रा तक संशोधन किया 
गया है ) कीकी धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस 

इस जागोर को श्री रामपत 
की विधवा श्रीमती रामदेई के नाम खरीफ , 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत तबदीन करते हैं । 


क्रमांक 2697-- ज -2 -94/148 10.-~ श्री टेक चन्द, पुत्र श्री घसीटा सिंह, निवासी गांव हलालपुर , तहसील व जिला 
सोनीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 2858 - पार- III - 68 / 4514 , दिनांक 28 

नवम्बर, 

1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - धार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 
ज -1-79/ 44040 , दिनांक 

30 अवतबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वाषिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री टेक चन्द की दिनांक 4 जुलाई, 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
प्रधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बागीर को श्री टेकं चन्द की विधवा श्रीमती छन्नो देवी के नाम रबी , 1992 से 
खरीफ 1992 तक 300 रुपये वाषिक को दर से , तथा रबी 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 18/19 जुलाई, 1994 


क्रमांक 2812 - ज -11 9415205. - श्री मौजी राम , पुत्र श्री खीमा; निवासी गांव हथवाला , 

तहसील व 
जिला जीन्द को पूर्वी पंजाब यद पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) के अधीन सरकार 

सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1512- र .. 4 - 08/1229, दिनांक 25 मार्च, 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041-- पार - [[ J - 70 ? 4505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की 
दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री मौजी राम, की दिनांक 28 जनवरी, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन 
प्रदान कीगई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मौजी राम की विधवा श्रीमती मरती देवी के नाम खरीफ , 1993 
से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 20 जुलाई, 1994 


क्रमांक 4049-12-94/ 15 4 14. ~ श्री जयनारायण पुन श्री बसन्ना निवासी गांव कमालपुर, तहसील नरवाना 
अब कैथल जिला नोन्द को पर्वा पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए ) ( 1 ए ) तया 3( 1ए ) 
के अधीन कार का प्रधिनमा क्र . 608 - 1-( 2 ) - 82/15 3 4 1. दिनांक 3 मई , 198 ) द्वारा 300 रुपये वार्षिका की दर 
से जागीर मंजूर की गई थी । 


HARYANA GOVT GAZ , JULY 26. 1994 (SRVN , 4 , 1916 SAKA ) 


[ PART 1 


. 


2 . 


अब श्री जयनारायण की दिनांक 13 फरवरी , 1992 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री जयनारायण की विधवा श्रीमती 
सुनहरी देवी के नाम खरीफ 1992 से 300 रुपये वार्षिक के हिसाब से तथा रबी , 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक 
की दर मे , सनद में दी गई शो के अन्र्तगत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 4110 -ज -2-94/ 154 18. - श्री सरधा राम , पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव कांवला, तहसील व जिला 
अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए ) ( 1ए) तथा 3 ( 1 ए) के अधीन सरकार की 
अधिसूचन , क्रमांक 41-1-1-78/ 4313, दिनांक 10 फरवरी, 1978 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
1789 -ज -1-79/ 44040, दिनाक 30 प्रकावर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक को दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 


अब श्री सरधा राम को दिनांक 24 दिसम्बर, 1991 को हुई सत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 
4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री सरधा राम की विधवा श्रीमती पुन्ना देवी 
के नाम खरीफ 1992 से 300 रुपये के हिसाब से तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी 
गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं 


- 


रघुवीर शर्मा, 


प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUSLDING AND ROADS BRANCH 


HISSAR CIRCLE 


CORRIGENDUM 


The 12th July, 1994 


No. 28 HA /63 -HI/ 2254, --In Haryana Gyverament Gazetic, date 28th June , 1994 in Public Works 
Department (B & R ) Branch Hissar notification No. 28 HA /63 -H1/ 2252 , dated 2011 May , 1994 , published 
* t page No. 373 and 374 against villag Barwa, Tehsil Siwa ii Kila No : 71/21 may be read instead of 
71/75 , Kila NJ. 78/17 may bs read instead of 78/16 . Kila No. 79/11/2 may be read instead of 79/11/1 , 
Kila No. 79/24/2 may be read instead of 79/24/1, Kila No. 110/23, may be read instead of 110/28 , 
Kila No. 130/2 , 3 may be read instead of 130/2/3 and khasra No. 724 may be read after khasra No. 723 . 


. 


(Sd.). 
Superintending Engineer , 

Hisar Circle . 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH 


AMBALA CIRCLE 


The 8th 


July, 1994 


No. SE/PWD/ B & R/ Ambala/ 1015 ..- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is 
likely to be required to be taken by the Government at the public expenses for a public purpose namely, 
for Ambala - Hissar road to village Begpur , district Kaithal. 

It is hereby declar: 1 that the law descrihal in the specification below is required for the aforesaid 
purpose . 


PARTI 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 26 , 1994 (SRVN . 4, 1916 SAKA ) 


423 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to 
all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition 
Collector, Haryana . PWD , B & R Branch , Hissar , hereby directed to take order , for the acquisition of 
the said land , 


A Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , Haryana , PWD 
B & R Branch . Ainhala Cantt. and the Executive Engineer, Provincial Division No. II, Haryana , PWD , 
B & R Branch , Kurukshetra . 


SPECIFICATION 


District 


Tchsil 


Khasra Nos. 


Locality / 

Village 


Hadbast 
No. 


Area 
in Acres 


] 


2 


3 


4 


5 


6 


Kaithal 


Kaithal 


Begpur 


1 


7.11 


9 


14 , 17/1 , 17/2 . 18 24/1, 


24/2 , 25 


21 


10 , 11/1, 11/2, 19 , 20/1 , 20/2 , 21, 22/2 , 22/1 


22 


4 , 5/1 , 5 /2,6/ 1, 6/2 , 15 


26 


2/1, 2/2 , 3 , 8/1 , 8/2 , 9 , 13/1 , 13/2 , 14 , 17/1 , 
17/2 , 18 , 24/2 , 24/1 , 25 


35 


10 , 11/1, 11/2 , 19 , 2011 , 2012, 22/1, 22/2 , 21 


36 


4 , 5/1 , 5/2 , 6/1 , 6/2, 15 


42 


2/1 . 2/2 , 3 , 8/1 , 8/2 , 9 , 13/1 , 13/2 , 14/1 , 17/1 , 
1712 18. 24/1. 24/2 , 25 


48 


4 , 


5/1. 


5/2 , 


612 611 


56 


10/1 , 10/2, 10/3 , 11/1, 11/2 , 20/1 , 2012, 21/1. 
21/2 


58 


1/1 , 1/2 , 10/1 , 10/2 , 18, 20 , 21, 80 , 81, 82 , 73, 
96 , 105, 70 , 71 


59 


12 


6/1, 6/2 , 15 , 16 , 25 


424 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 26, 1994 (SRYN. 4, 1916 SAKA) 


[ PARTI 


District 


Tehsil 


Area in 


Locality/ 
Village . 


Hladbast 

No. 


Rectangle / 
Kila Nos. 


acres 


• 2 


3 


4 


5 


6 


Kaithal Kaithal 


Resulpur 


2 


1.63 


4 


5 


25 


21/1 , 21/2 
10 


1/1, 1/2, 9 , 10, 11 , 12/1, 12/2, 18, 19 , 22 , 
23/1 , 23/2 
29 

20 


5 


3,4,7/ 1 , 7/2, 8 , 14/1 , 14/2 , 15 , 16/1 , 
16/2/1 , 16/2/2, 17/1 , 25/1 , 25/2 


21 


28 . 


21 


1/1 , - 1/2, 9 , 10/1, 10/2 , 11 , 12/1 , 12/2, 
18, 19/1 , 19/2, 22, 23/1, 23/2 


36 


3/1/1 , 3/1/2 , 3/2, 4, 7/2, 7/1 . 8. 14/1 , 14/2, 
15 , 16/1, 16/2, 16/3, 17. 25/1, 25/2 


4 ] 


4,511 , 5/2, 6, 7, 14/1, 14/2 , 17/1 , 17/2, 23 , 24 


48 


3/1 , 3/2 , 4, 8 , 13, 83,84,85 , 97 , 65 


( Sd:) . 
Superintending Engincer, 
Ambala Circle , P.W.D., B & R Branch , 

Ambala Cantt . 


1 


लोक निर्माण विभाग 


. 


भवन एवं सड़क शाखा 


प्रम्बाला वृत 


दिनांक 8 जुलाई, 1994 


मं ० एस ० ई ०/ लो ० नि ० वि ० . भ ० एवं स ० अम्बाला / 1015. ... चं कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा , सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कैथल में अम्बाला हिसार सड़क से गांव बेगपुर से 
रसूलपुर 

तक भूमि ली जानी अपेक्षित है अत : यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त 
प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी 
की जाती है जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के प्रवीन , भूमि प्रजन 
समाहर्ता हरियाणा लो ० नि ० वि ० भ . तया ग , शावा , अम्बाला छावनी को उक्त भूमि क अजन हेतु प्रादेश लेने के लिए 
निर्देश दिया जाता है । 


PART 1) 


AARYANA GOVT GAZ., JULY 26 , 1994 (SRVN . 4, 1916 SAKA) 


425 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अर्जन समाहर्ता हरियाणा लो ० नि ० वि ० , भ ० तथा स ० शाखा हिसार एवं 
कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल नं . II हरियाणा लो ० नि ० वि ० भ ० एवं स ० शाखा के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
नं . 


एकाड़ों में 


कंथल 


कैथल 


बंगपुर 


1 


7.11 


9 


14, 17/1 , 17/2, 18 , 24/1, 24/2, 25 


21 


10, 11/1, 11/2, 19, 20/2, 20/1 , 21 , 
22/1 , 22/2 


22 


4, 5/1 , 5/2, 6/1 , 6/2, 15 


26 


2/1 , 2/2, 3, 8/1 , 8/2, 9 , 13/1 , 13/2 , 14 , 
17/1 , 17/2, 18, 24/2, 24/1, 25. 


35 


10, 11/1 , 11/2 , 19 , 
22/2, 21 


20/1 , 20/2, 22/1 , 


36 


4, 5/1 , 5/2 , 6/1, 6/2, 15 


42 


2/1 , 2/2, . 3, 8/1 , 8/2, 9, 13/1, 13/2 , 
14/1, 17/1, 17/2, 18, 24/1, 24/2 , 25 


48 


4, 5/1 , 5/2, 6/2 , 6/1 


56. 


- 


10/1 , 10/2, 10/3, 11/1 , 11/2, 20/1 , 20/2, 
21/1 , 21/2 


426 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 26 , 1994 (SRVN . 4 , 1916 SAKA 


जिला 


तहसील 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त क्षेत्रफल 
नं ० 

एकड़ों में 


कैथल 


कैथल 


1 


बैंगपुर 
समाप्त समाप्त 


58 


7.11 
समाप्त 


M 


21 , 


1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11 , 
96,80, 81 , 82 , 73, 105 , 


20 , 
70 , 


71 


59 


6/1, 6/2, 15, 16, 25 


कैथल 


कैथल 


रसूलपुर 


2 


2.63 


5 


25 


21/1, 21/2 


10 


, 


1/1, 1/2, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 18, 19, 
22 , 23/1 , 23/2 


29 


-5 


20 


3 , 4 , 7/1, 7/2, 8, 14/1 , 14/2, 15, 16/1 , 
16/2/1, 17/1, 25/1, 25/2, 16/2/2 


21 


21 


28 


1/1 , 1/2, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 
18, 19/1, 19/2, 22, 23/1, 23/2 


. 


36 


3/1/1 , 3/1/2, 3/2, 4, 7/2, 7/1, 8, 14/1 , 
14/2, 15, 16/1 , 16/2, 16/3, 17, 25[ 1 , 
25/2 


-- 


4, 5/1, 5/2, 6, 7, 14/1, 14/2, 17/1, 17/2 , 
23, 24 


48 


---- 


3/1, 3/2, 4, 8, 13, 83, 84, 85 , 97, 65. 


( हस्ताक्षर ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
मंम्बाला परिमण्डस . लो . नि ० वि ० , 
म ० एवं स ० शाखा, अम्बाया । 


